Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 00-2023/Ext.] _ CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 5, 2023 (SYAISTHA 5, 945 SAKA) 


हरियाणा विधान सभा सचिवालय 
अधिसूचना 
दिनांक 5 जून, 2023 


क्रमांक पी.एच.आई.पी.तथा पी.डब्ल्यू (बी एंड आर) सी-4 / 2023-2024 / 443.--- माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती निर्मल रानी, 
विधायक को जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण(भवन तथा सड़कें)सम्बन्धी विषय समिति की वर्ष 2023-2024 की 
शेष अवधि के लिए विषय समिति में सेवा करने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया है। 


माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार | 


चंडीगढ़: आरठ०के० नांदल, 
दिनांक 5 जून, 2023. सचिव | 


0409—C.S.—H.G.P., Pkl. 


(35]) 


